रजिस्ट्री सं.डी.एल. - 33004 / 99 


REGD.NO. D.L. - 33004 / 99 


सत्यमेव जयते 


भारत राजपत्र 
The Gazette of India 


चा 


सी.जी. - डी.एल. - अ . - 14082020-221142 

CG - DL - E - 14082020-221142 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग I- खण्ड 1 
PARTI - Section 1 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 197 ] 
No. 197 ] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , अगस्त 14 , 2020 / श्रावण 23 , 1942 
NEW DELHI , FRIDAY , JULY 14 , 2020 / SHARAVANA 23 , 1942 


गृह मंत्रालय 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 14 अगस्त , 2020 
फा . सं . 11024 / 05 / 2018 - पीएमए . केन्द्रीय गृह मंत्री के विशेष आपरेशन मेडल से संबंधित विधियों के 
“ तीसरे " के अनुसार मौजूदा पैरा थर्डली को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए । 

यह पदक केवल राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों , सीपीओ / सीएपीएफ और सुरक्षा संगठनों के सदस्यों 
द्वारा विशेष अभियानों के सफल संचालन पर प्रदान किया जएगा , जिन्होनें अपनी तैनाती के दौरान भारत के भीतर 
अथवा देश के बाहर विदेश मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति पर भाग लिया हो । विशेष आपरेशन केवल वे आपरेशन है , जिसमें 
उच्च स्तर की योजना , देश / राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों की सुरक्षा का उच्च महत्व और समाज के बड़े हिस्से की सुरक्षा 
पर जिसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता हो । विशेष अभियान का यह पुरस्कार काउंटर टेररिज्म , बार्डर एक्शन , आर्स 
नियंत्रण , नशीली पदार्थो की तस्करी रोकना और बचाव अभियान जैसे क्षेत्रों के लिए विचार किया जाएगा । 

राकेश कुमार सिहं , संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 14th August , 2020 
F. No. 11024 / 05 / 2018 - PMA . — In accordance with Statutes “ Thirdly ” of the Statutes relating to 
UNION HOME MINISTER'S SPECIAL OPERATION MEDAL , the existing Para Thirdly be 
substituted as under : 


“ The Medal shall only be awarded on successful conduct of special operations by members of 
State / UT Police Forces , CPOs / CAPF and Security organizations within the territory of India or 


3721 GI / 2020 


( 1 ) 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEC . 1 ] 


outside the country during their posting on deputation to Ministry of External Affairs . Special 
operation shall only be those operations which have high degree of planning , high significance 
for the security of the country / State / UT and have significant impact on security of large 
sections of the society . The award shall be considered for Special Operations in the areas such 
as counter terrorism , border action , arms control , prevention of narcotics smuggling and rescue 
operations " . 


RAKESH KUMAR SINGH , Jt . Secy . 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 14 अगस्त , 2020 
फा.सं. 11024 / 05 / 2018 - पीएमए . — केन्द्रीय गृह मंत्री के विशेष आपरेशन मेडल से संबंधित नियम के “ पहला 
एवं तिसरा " के अनुसार मौजूदा पैरा- 1 एवं 3 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए । 
पैरा -1 
यह पदक केवल राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों , सीपीओ / सीएपीएफ और सुरक्षा संगठनों के सदस्यों द्वारा 
विशेष अभियानों के सफल संचालन पर प्रदान किया जएगा , जिन्होनें अपनी तैनाती के दौरान भारत के भीतर अथवा 
देश् के बाहर विदेश मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति पर भाग लिया हो । विशेष आपरेशन केवल वे आपरेशन है , जिसमें उच्च 
स्तर की योजना , देश / राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों की सुरक्षा का उच्च महत्व और समाज के बड़े हिस्से की सुरक्षा पर 
जिसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता हो । विशेष अभियान का यह पुरस्कार काउंटर टेररिज्म , बार्डर एक्शन , आर्स नियंत्रण , 
नशीली पदार्थो की तस्करी रोकना और बचाव अभियान जैसे क्षेत्रों के लिए विचार किया जाएगा । 
पैरा -3 

एक 

वर्ष में यह पुरस्कार केवल तीन ( 03 ) विशेष आपरेशनों को दिया जाएगा । असाधारण परिस्थितियों में 
केवल राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश के पुलिस को प्रोत्साहित करने हेतु यह पुरस्कार ( 05 ) विशेष आपरेशनों तक दिया जा 
सकता है । 

राकेश कुमार सिहं , संयुक्त सचिव 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 14th August , 2020 
F. No. 11024 / 05 / 2018 - PMA - In accordance with Rules “ 1 and 3 " of the Rules relating to 
UNION HOME MINISTER'S SPECIAL OPERATION MEDAL , the existing Para - 1 and 3 be 
substituted as under : 


Para - 1 : The Medal shall only be awarded on successful conduct of special operations by 
members of State / UT Police Forces , CPOs / CAPF and Security organizations within the 
territory of India or outside the country during their posting on deputation to Ministry of 
External Affairs . Special operation shall only be those operations which have high degree of 
planning , high significance for the security of the country / State / UT and have significant 
impact on security of large sections of the society . The award shall be considered for Special 
Operations in the areas such as counter terrorism , border action , arms control , prevention of 
narcotics smuggling and rescue operations . 
Para - 3 : In a year , only 3 Special Operations will be considered for award . In exceptional 
circumstances , the award may be given upto 5 Special operations only to encourage State / UT 
police . 

RAKESH KUMAR SINGH , Jt . Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


MANOJ KUMAR Digitally agned by MANOJ KUMAR 
VERMA 


VERMA 
Date 20200814 1953 : 4140530 


